सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 कार्तिक , 1943 ( श ० ) ) 


संख्या -561 राँची , मंगलवार , 


9 नवम्बर , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


) 


अधिसूचना 

18 अक्टूबर , 2021 
संख्या -3 / पद -- 01 ( घ ) -06 / 2014 का .6462 -- मुख्य वन संरक्षक - सह - परियोजना निदेशक , परियोजना 
समन्वय ईकाई , झारखण्ड सहभागी वन प्रबन्धन परियोजना , राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री राजीव लोचन बख्शी , भा ० व ० से ० ( झाः 2002 ) की सेवा वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , 
झारखण्ड , राँची से लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक निदेशक , सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय , सूचना 
एवं जनसम्पर्क विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3 / पद -- 01 ( घ ) -06 / 2014 का .6463 -- विशेष सचिव , वाणिज्यकर विभाग , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री संतोष कुमार वत्स , IRS ( C & CE - 2005 ) को अगले आदेश तक अपने वेतनमान 
में वाणिज्यकर आयुक्त , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


1 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


3 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 561 -- 50 


